निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 

पटना. श्रावण 1934 MERO 


( सं0 पटना 412 ) 


31 श्रावण 1934 ( श ) 
पटना, बुधवार , 22 अगस्त 2012 


सं0 11 / आ0 - 2 आoनी0 05 / 2010 ( खंड ) सा0प्र0 - 11491 

सामान्य प्रशासन विभाग 


प्रेषक, 

अजय कुमार चौधरी, 

सरकार के संयुक्त सचिव 
सेवा में , 

स्थानिक आयुक्त, 
बिहार भवन, नई दिल्ली । 

पटना - 15, दिनांक 16 अगस्त 2012 
विषयः - स्थानिक आयुक्त का कार्यालय, नई दिल्ली से जाति प्रमाण - पत्र , आय प्रमाण - पत्र एवं आवास 

प्रमाण - पत्र निर्गत करने हेतु पदाधिकारियों को प्राधिकृत करने के संबंध में । 
महोदय , 

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिल्ली एवं इसके आस - पास के क्षेत्र में निवास करने 
वाले बिहार राज्य के प्रवासी नागरिकों की सुविधा हेतु स्थानिक आयुक्त, बिहार, नई दिल्ली कार्यालय से भी जाति , 
आय एवं आवासीय प्रमाण - पत्र निर्गत करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है । 

उपर्युक्त प्रमाण - पत्रों को निर्गत करने हेतु निम्नांकित प्रक्रिया निर्धारित की गई है: 
( क ) पूर्ववत् Online आवेदन कहीं से भी दिया जा सकेगा । 

( ख ) आवेदन करते समय उन्हें यह विकल्प देना होगा कि वे प्रमाण - पत्र अंचल कार्यालय से प्राप्त करेंगे 
और / या बिहार भवन स्थित कार्यालय से । 

( ग ) आवेदन प्राप्त होने के पश्चात संबंधित अंचलाधिकारी पूर्ववत् उसे Download कर जाँच करेंगे एवं 
जाँचोपरांत प्रमाण - पत्र हस्ताक्षरित कर जिला पदाधिकारी को समर्पित करेंगे । 

( घ) जिला पदाधिकारी का कार्यालय प्रमाण - पत्र प्राप्त होने के पश्चात Online verification record 
करेगा जिसके आधार पर स्थानिक आयुक्त का एक अधीनस्थ पदाधिकारी अपने हस्ताक्षर से प्रमाण - पत्र निर्गत करेगा । 


बिहार गजट ( असाधारण), 22 अगस्त 2012 
इसके लिए निम्नांकित पदाधिकारियों को आबंटित कार्य हेतु सक्षम प्राधिकार घोषित किया जाता है: 


सेवा का नाम 


नामनिर्दिष्ट 
लोक सेवक 


सेवा हेतु 
समय 
सीमा 


प्रथम अपील 
अपीलीय के निष्पादन । पुनर्विलोकन 
प्राधिकार हेतु समय प्राधिकार 

सीमा 
उपस्थानिक | 15 कार्यदिवस अपर स्थानिक 
आयुक्त - सह 

आयुक्त 
मुख्य प्रशासनिक 

पदाधिकारी 


द्वितीय 
अपील के 
निष्पादन 
हेतु समय 
सीमा 

15 
कार्य दिवस 


स्थानिक 


28 


| कार्यदिवस 


स्थानिक आयुक्त , 
बिहार, नई दिल्ली 
कार्यालय से जाति , 
आय एवं आवासीय 
प्रमाण - पत्रों को 
प्राप्त करना । 


सचिव - सह 

संपर्क 
पदाधिकारी 


विश्वासभाजन, 
अजय कुमार चौधरी , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 412 - 571 +10- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette .bih . nic .in 


